निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 ज्येष्ठ 1932 ( श० ) 
पटना , बुधवार , 9 जून 2010 


( सं० पटना 354) 


अधीक्षक का कार्यालय , पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल , पटना 


निविदा सूचना 

4 जून 2010 
सं0 6528 — वर्ष 2010 - 11 में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के प्रयोजनार्थ विविध 
सामग्री / विद्युत सामग्री / लीलेन सामग्री / एवं उपस्करों के क्रय हेतु बिहार वाणिज्य कर में निबंधित 
निर्माताओं / प्राधिकृत विक्रेताओं / आपूर्तिकर्ताओं से निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 ( इक्कीस ) दिनों के भीतर सिर्फ 
निबंधित डाक एवं स्पीड पोस्ट से निविदा आमंत्रित की जाती है । इस निविदा के संबंध में सारी जानकारियाँ बिहार 
सरकार के वेब साइट - www. prdbihar. org एवं पी०एम०सी०एच० के वेब साइट - www.pmch.in पर 
प्राप्त किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त निविदा प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्य दिवस को क्रय शाखा से 
निविदा शर्त एवं सूची प्राप्त किया जा सकता है । 


अधीक्षक 

पी०एम०सी०एच०, पटना 
निविदा शर्त 

निविदा दो प्रकार की होगी - तकनीकी एवं वित्तीय । दोनों ही निविदा अलग - अलग लिफाफे में कम्पयूटर 
टंकित एवं मुहरबन्द होगा । एक लिफाफे में दोनों निविदा देने पर वह स्वतः रद्द समझा जायेगा । लिफाफे के ऊपर 
स्पष्ट रूप से तकनीकी एवं वित्तीय लिखने के साथ - साथ निविदा का विषय अंकित करना होगा । और लिफाफे पर 
निविदादाता का नाम, पूरा पता दूरभाष संख्या के साथ अंकित करना होगा । 
तकनीकी निविदा 
(1 ) बिहार वाणिज्य कर विभाग में निबंधन एवं किस व्यवसाय के लिए वाणिज्य कर विभाग में निबंधित हैं 

का साक्ष्य तथा वर्ष 2010 - 11 में निविदा देने हेतु अद्यतन अनापत्ति प्रमाण - पत्र संलग्न करना होगा । 
( 2 ) अगर निविदादाता निर्माता हैं , तो उद्योग विभाग का पंजीयन पत्र एवं अद्यतन कार्यरत रहने का 

प्रमाण - पत्र संलग्न करना है । 

लघु उद्योग इकाई को सरकार से मिलने वाली सुविधा से संबंधित कागजात संलग्न करना होगा । 
( 4 ) निविदादाता को 25000 (पच्चीस हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट / एन०एस०सी० जो अधीक्षक , 

पी०एम०सी०एच० के नाम से प्रतिभूत होगा अग्रधन के रूप में संलग्न करना है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 9 जून 2010 


निविदादाता किसी क्रिमिनल केस अथवा किसी सरकारी एवं गैर - सरकारी संस्थान के द्वारा दंडित 
नहीं किये गये हैं , इस आशय का शपथ - पत्र कार्यपालक दण्डाधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर निविदा 
में संलग्न करना होगा । 
अगर निविदा दाता पूर्व में किसी सरकारी अथवा अर्द्ध - सरकारी संस्थान में आपूर्ति किये हों , तो 
उसका प्रमाण देना है । 
उपस्कर के लिए निर्गत सामग्रियों की सूची के अनुसार इनका नाम , निर्माता का नाम निर्माता का 
विशिष्टीकरण अर्थात् आई0एस0आई0 / आई0एस0ओ0 / सी0ई0 एवं स्पेसिफिकेशन सहित निर्माता का 
कैटलाक , निर्माता का प्राधिकार - पत्र तकनीकी निविदा में संलग्न करना होगा । निविदा के साथ 
संलग्न अनुलग्नकों को पृष्ठांकित कर अग्रसारण – पत्र पर प्रमाणित करना होगा । सभी पृष्ठ 
निविदादाता के द्वारा हस्ताक्षरित होगा । 
निविदा शर्तों के अंतर्गत आदेशित आपूर्तिकर्ता के द्वारा आपूर्ति किये गये यथासंभव उपस्कर आदि 
सामग्रियों का भुगतान के पूर्व उनके निर्माता कम्पनी से संपुष्टि होने के पश्चात् ही भुगतान किया 
जायेगा ऐसा नहीं होने पर भुगतान रोक दिया जायेगा एवं आपूर्ति भी सोक्त कर ली जाएगी 

तत्पश्चात् आपूर्तिकर्ता पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी । 
( 9 ) किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र पटना होगा । 
( 10 ) अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को आवश्यकतानुसार आंशिक या पूर्णतः 

अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा । 
(11 ) निर्गत सामग्रियों की सूची के अनुसार क्रमवार इनका नाम एवं निर्माता का नाम अंकित करना 

अनिवार्य होगा । 
(12) क्रय समिति में तकनीकी निविदा की स्वीकृति के पश्चात् ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा । 
(14 ) स्वीकृत दर पर सामग्रियों की आपूर्ति नहीं करने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं फर्म 

___ को काली सूची में डाल दिया जायेगा । 
वित्तीय निविदा 

वित्तीय निविदा में सामग्रियों का नाम निर्माता सहित प्रकार एवं उनके सामने कर सहित एवं कर रहित 
दर , अंकित करने के अलावे इसमें अन्य कोई कागजात संलग्न नहीं करना है । एक सामग्री के लिए एक से अधिक 
दर अनुमान्य नहीं होगा । निविदादाता सिर्फ उच्च कोटि के गुणवत्तायुक्त सामग्रियों का दर प्रेषित करेंगें । 
सामग्रियों की सूची 
विविध सामग्री 
( 1) वासिंग सोडा, टाटा ब्रान्ड / या समकक्ष 

रील थ्रेड - वर्दमान / मोदी या समकक्ष 
एन०एम०टी० – थ्रेड नं० 40, वर्द्धमान / मोदी या समकक्ष 
लाईफ ब्याय साबुन - बड़ा साईज , मेडिकेटेड 
ताला , 7 लीभर / 6 लीभर (लिंक / गोदरेज या इसे तरह के मानक निर्माता) 
डी०एन०सी० बॉल, वर्द्धमान / मोदी या समकक्ष 
चेन थ्रेड नं० - 10 वर्दमान / मोदी या समकक्ष 

टार्च- बैट्री - एभररेडी / निप्पो या समकक्ष - 1050 लीक प्रुफ 
( 9 ) एल०एस० बैट्री - 1033, एभररेडी / निप्पो या समकक्ष, लीक प्रुफ 
(10 ) पेन्सिल बैट्री एभररेडी / निप्पो या समकक्ष, लीक प्रफ 
(11 ) टार्च मेटल - दो सेल , तीन सेल / पाँच सेल , एभररेडी / निप्पो या समकक्ष 
(12 ) हवाई चप्पल - लखानी, रिलैक्सो / बाटा सभी साईज 
( 13) निरमा सुपर - 500 ग्राम पैक 

मीठा सोडा - टाटा ब्रान्ड या समकक्ष 
(15 ) ब्लीचिंग पाउडर -बिड़ला ब्रान्ड या समकक्ष 
( 16 ) धोबी क्लॉथ इंक 
(17 ) टेबुल ग्लास 8 एम०एम० 
( 18 ) शीशे का ग्लास - एयरा या समकक्ष 
( 19 ) कप प्लेट बोन चाईना या समकक्ष 
( 20 ) टेलर मशीन आइल 
( 21 ) डस्ट बीन कभर के साथ 14 " ऊँचाई 

( 22 ) भीम पाउडर, 500 ग्राम पैकेट 
विद्युत सामग्री 
( 1) सी०एफ०एल० बल्ब – 23 , 30, 36, 65, एवं 85 वाट (मानक निर्माता द्वारा निर्मित ) 

इमरजेन्सी लाईट दो ट्यूब वाला ( मानक निर्माता द्वारा निर्मित ) 
( 3) चॉक 40 वाट ( मानक निर्माता द्वारा निर्मित ) 


OGON 


( 2 ) 


बिहार गजट ( असाधारण) , 9 जून 2010 


NOGOOD 


(4) रूम हीटर / 1 रॉड / 2 रॉड (मानक निर्माता द्वारा निर्मित ) 

ट्यूब लाइट 4 X 40 वाट / 2 X 20 वाट (मानक निर्माता द्वारा निर्मित ) 
स्टार्टर 40 वाट (मानक निर्माता द्वारा निर्मित ) 
सीलिंग फैन ( मानक निर्माता द्वारा निर्मित ) 
सीलिंग फैन का कन्डेंसर ( मानक निर्माता द्वारा निर्मित ) 

पावर पल्ग फ्यूज के साथ ( मानक निर्माता द्वारा निर्मित ) 
(10 ) पैडेस्टर फैन पुरा मेटल का ( मानक निर्माता द्वारा निर्मित ) 
( 11 ) हीटर 1500 वाट मोटा तार लगा हुआ । 
( 12 ) एक्सटेंशन कॉड दस मीटर ताँबे का तार लगा हुआ । 
( 13 ) हॉट एयर ब्लोयर (मानक निर्माता द्वारा निर्मित ) 

( ब्राण्डेड सामग्रियों का दर थोक बाजार दर से अधिक नहीं होना चाहिए ।) 
लीलन सामग्री 
(1 ) हरा कपड़ा 137 से०मी० अर्ज (पतला) 

हरा कपड़ा 137 से०मी० अर्ज (मोटा) 
( 3 ) हैन्ड टावेल 16 " X 26 "( उजला) 

टावेल बड़ा साईज ( उजला) 
अपरन का कपड़ा टेरीकोट डॉक्टर्स एवं पारामेडिकल स्टाफ के लिए (उजला) 
रबराईज क्वायर मैट्रेस ( एक पीस में; दो पीस में ) 
साईज 36 " X 78 X 3 " ( आई०एस०आई० / आई०एस०ओ० ब्रान्ड ) 
रबराईज क्वायर मैट्रेस 
साईज 54 ” X 30 ” X 3 " ( आई०एस०आई० / आई०एस०ओ० ब्रान्ड ) 
दोनों ही मैट्रेस रेक्सिन कभर के साथ होगा । 

खाकी ड्रील , जीन्स टाईप 
( 9 ) डाक्टर्स के लिए कुर्ता, पैजामा , शुद्ध सूती 

लाल ऊनी हरा ऊनी कंबल , वजन दो किलो वाशेबुल 
(11) डाक्टर्स के लिए लाइनिंग वाला चादर एवं तकिया का खोल (शुद्ध सूती ) 
( 12 ) पर्दा खिड़की का , साईन 48 " x 54" टेरीकोट , पॉलिस्टर 
( 13) मैकनी टॉस, डकबक 
(14 ) प्लास्टिक गाऊन, डाक्टर्स के लिए 
( 15 ) मच्छरदानी, साईज ( 40 " x 82 ” X 60 ") 
( 16) पीलो कभर साईज (16 " X 26 ") 
( 17) रैक्सीन कभर साईज 36 " X 78 " X 3 " एवं 54 " X 30 ” X 3 " 
(18) दरवाजा पर्दा ( बड़ा साईज ) 
( 19) पीलो साईन 15" x 24 " सेमल एवं फाइवर 
( 20 ) लेबर टेबुल का गद्दा 
( 21 ) अन्तरवासीय मरीज के लिए कुर्ता पैजामा एवं लेडिज मैक्सी / गाउन 

उपरोक्त सभी सामग्री मानक स्तर के निर्माता के द्वारा निर्मित होगा । 
उपस्कर 

बेड साईड लॉकर ( आई०एस०आई० / आई०एस०ओ० / सी0ई0 ब्रान्ड ) 
___ हॉस्पीटल आईरन बेड ( आई०एस०आई० / आई०एस०ओ० / सी0ई0 ब्रान्ड ) 

अटेन्डेंट बेड ( आई०एस०आई० / आई०एस०ओ० / सी0ई0 ब्रान्ड ) 

हॉस्पीटल आइरन बेड, बैक रेस्ट के साथ ( आई०एस०आई० / आई०एस०ओ० / सी0ई0 ब्रान्ड ) 
( 5) पेडीऐट्रिक बेड ( आई०एस०आई० / आई०एस०ओ० / सी0ई0 ब्रान्ड ) 
( 6) एनेस्थेसिया ट्रॉली ( आई०एस०आई० / आई०एस०ओ० / सी0ई0 ब्रान्ड ) 

मेडिसीन ट्रॉली ( आई०एस०आई० / आई०एस०ओ० / सी0ई0 ब्रान्ड ) 
( 8) इन्स्ट्रमेन्ट ट्रॉली ( आई०एस०आई० / आई०एस०ओ० / सी0ई0 ब्रान्ड ) 

स्ट्रेचर ट्रॉली ( आई०एस०आई० / आई०एस०ओ० / सी0ई0 ब्रान्ड ) 
(10) डाक्टर्स चेयर रिभालविंग ( आई०एस०आई० / आई०एस०ओ० / सी0ई0 ब्रान्ड ) 
(11) डाक्टर्स चेयर( आई०एस०आई० / आई०एस०ओ० / सी0ई0 ब्रान्ड ) 
( 12) हाफ एवं फुल सेकेरेटेरियट टेबुल (तीन ड्रावर के साथ ) 
(13 ) रिभाल्विंग स्टूल चार लेग के साथ ( आई०एस०आई० / आई०एस०ओ० / सी0ई० ब्रान्ड ) 
(14) प्लास्टिक स्टूल एवं चेयर ( मानक निर्माता द्वारा निर्मित ) 


( 7 ) 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 9 जून 2010 
(15 ) ऑफिस चेयर (उडेन ) 
( 16 ) मेकेनाईज्ड फुड ट्रॉली विथ एण्ड विथाउट वार्मर( आई०एस०आई० / आई०एस०ओ० / सी0ई0 ब्रान्ड ) 
(17 ) स्टील आलमीरा 20 से 22 गेज गुड मेन्टल बेस वाला ( मानक निर्माता द्वारा निर्मित ) 
(18 ) लकड़ी का धोबी बॉक्स लम्बाई 3 चौड़ाई 272 एवं ऊँचाई 3 
( 19) स्टील वाल एवं इनामेल वाल 36 " से०मी० डाया( मानक निर्माता द्वारा निर्मित ) 
( 20 ) लीलेन सामग्री रखने के लिए स्टील बॉक्स स्टैन्ड के साथ साईज 3 /2 लम्बा x 3 ऊँचा X 272 

चौड़ा ( 20 गेज ) 
( 21 ) वॉवेल स्टैन्ड सिंगल एवं डबल 
( 22 ) साईड स्क्रीन ( मानक निर्माता द्वारा निर्मित ) 

किडनी ट्रे, स्टील एवं इनामेल आई०एस०आई० / आई०एस०ओ० / सी0ई0 ब्रान्ड 
रेक्टेंगूलर ट्रे , स्टील एवं इनामेल ( साईज - 9 " B " , ||" x7", 12" - 8 ", 15 " x12 ", 18 " -12", 8 "- 3", 14 " x10 ", 

16 " x4") आई०एस०आई० / आई०एस०ओ० / सी0ई0 ब्रान्ड 
( 25 ) व्हील चेयर (मानक निर्माता द्वारा निर्मित ) 
( 26) ड्रेसिंग टेबुल ( आई०एस०आई० / आई०एस०ओ० / सी0ई0 ब्रान्ड ) 
( 27 ) हाईड्रोलिक ऑपरेशन टेबुल ( आई०एस०आई० / आई०एस०ओ० ब्रान्ड ) 
( 28) ऑक्सीजन फ्लोमीटर (मानक निर्माता द्वारा निर्मित ) 
(29) स्टील ट्रे विग साईन , 18 " x 12" ( मानक निर्माता द्वारा निर्मित ) 
(30) ड्रेसिंग ड्रम (स्टेनलेस स्टील ) (मानक निर्माता द्वारा निर्मित ) 

9 " X 9", 11" X 12", 15 " x 12” ( आई०एस०आई० / आई०एस०ओ० ब्रान्ड ) 
(31) इन्सुलेटेड टीफीन केस ( चार खानेवाला ) 

स्टील बॉल - 45 सेंटीमीटर (मानक निर्माता द्वारा निर्मित ) 
( 33) साईडेक्स ट्रे - प्लास्टिक बड़ा साईज (मानक निर्माता द्वारा निर्मित ) 
( 34) बी०एच०टी० होल्डर, क्लीप के साथ (मानक निर्माता द्वारा निर्मित ) 
( 35 ) एक्स - रे भिउ बाक्स 
( 36 ) स्टील बेबी ट्रे (मानक निर्माता द्वारा निर्मित ) 
( 37 ) ऑक्सीजन सिलेन्डर ट्रॉली ( आई०एस०आई० / आई०एस०ओ० / सी0ई0 ब्रान्ड ) 
( 38) आक्सीजन रिन्च 
( 39) एक्जामिनेशन टेबुल ( आई०एस०आई० / आई०एस०ओ० / सी0ई0 ब्रान्ड ) 
(40 ) एक्जामिनेशन काउँच ( आई०एस०आई० / आई०एस०ओ० / सी0ई0 ब्रान्ड ) 
( 41) आई0 सी0 यू0 बेड ( आई०एस०आई० / आई०एस०ओ० / सी0ई0 ब्रान्ड ) 
(42 ) मलटीसीटर चेयर फूली आयरण विथ इपोक्सीफिनिश ( आई०एस०आई० / आई०एस०ओ० / सी0ई० 

ब्रान्ड ) 
(43) लेबर टेबुल स्टेनलेस स्टील का ( आई०एस०आई० / आई०एस०ओ० / सी0ई0 ब्रान्ड ) 
( 44 ) अटेन्डे स्टूल पुरा स्टेनलेस स्टील का ( आई०एस०आई० / आई०एस०ओ० / सी0ई0 ब्रान्ड ) 
( 45 ) ऊस कार्ट ( आई०एस०आई० / आई०एस०ओ० / सी0ई0 ब्रान्ड ) 
( 46 ) बेड पैन पुरा स्टेनलेस स्टील का 
( 47) यूरीन पोट पुरा स्टेनलेस स्टील का 


स्थान - पटनाः 
दिनांक - 4 जून 2010 


अधीक्षक 
पी०एम०सी०एच० । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 354- 571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


